निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 767) पटना , बुधवार , 30 अगस्त 2017 

खान एवं भुतत्व विभाग 


अधिसूचना 

10 जुलाई 2017 
सं0 - प्र0 - 02 - ल0ख0 (ब्रिक ) - 16/13 - 1779 / एम0 - ईंट आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण अधिनियम , 1984 की धारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम की धारा - 3 के अधीन ईंट की आपूर्ति , 
वितरण एवं मूल्य नियंत्रण की अपनी शक्ति को बिहार के सभी जिलो में संबंधित समाहर्ताओं को तात्कालिक प्रभाव से 
प्रत्यायोजित करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश कुमार सिंह , 
अपर सचिव - सह -निदेशक । 


The 10th July 2017 
N.-02/ L- kha( Brick )-16/13- 1779/ M , — In exercise of the power conferred under Section- 4 of 
the Bihar Brick Supply and Price Control Act, 1984 , the state government is hereby pleased to 
delegate its power of supply , distribute and control the price of bricks under section - 3 of the Act to 
the concerned Collectors in all the districts of Bihar with immediate effect. 

By order of the Governor of Bihar, 

SATISH KUMAR SINGH , 
Additional Secretary -cum - Director . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 767 -571 +500 -डी0टी0पी0। 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


